Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 34-2024] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 20, 2024 (SRAVANA 29, 946 SAKA) 


PART-I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
हरियाणा सरकार 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 46 अगस्त, 2024 


संख्या 26565.--- चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शे 
में दर्शाया गया क्षेत्र निर्माण- क्रियाओं के लिए संभाव्य है; 
इसलिए, अब हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 4975 (975 का 8) की धारा 2 के खण्ड (ण) 


के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त क्षेत्र 
को नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करते है अर्थात्‌ः- 


अनुसूची 
गाँव इसराना, जिला पानीपत की आबादी देह के इर्द-गिर्द नगरीय क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी. 
टी.पी. (पीएन) 609 / 24, दिनांक 30 मई, 2024 के साथ पढा जाए। 


wr बिन्दु ए' से आरम्भ करते हुए, जो कि गाँव इसराना (हदबस्त संख्या 66-67) की आयत संख्या 25 का 
उत्तरी-पश्चिमी कोना है, तत्पश्चात्‌ पूर्व की ओर गाँव इसराना (हदबस्त संख्या 66-67) की आयत संख्या 25, 24, 
23, 22, 2 और 20 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु बी” तक जो कि रोहतक-पानीपत रेलवे लाईन की दक्षिणी 
ओर की सीमा और गांव इसराना (हदबस्त संख्या 66-67) की आयत संख्या 20 की उत्तरी सीमा का मिलन बिन्दु है, 
तत्पश्चात्‌ पूर्व की ओर रोहतक-पानीपत रेलवे लाईन की दक्षिणी ओर की सीमा के साथ-साथ बिन्दु “SY तक जो 
कि गाँव नौलथा (हदबस्त संख्या 38) की आयत संख्या 85 का उत्तरी-पश्चिमी कोना है, तत्पश्चात्‌ पूर्व की ओर गाँव 
नौलथा (हदबस्त संख्या 38) की आयत संख्या 85, 84, 83 और 82 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु डी' तक जो 
कि गाँव नौलथा (हदबस्त संख्या 38) की आयत संख्या 82 का उत्तर-पूर्वी कोना है। 


(52) 


PART I] HARYANA GOVT. GAZ., AUG. 20, 2024 (SRVN. 29, 946 SAKA) 53 


qd: बिन्दु 'डी' से आरम्भ करते हुए दक्षिण की ओर गाँव नौलथा (हदबस्त संख्या 38) की आयत संख्या 82, 404, 22, 
433, 447, 468 और 483 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ई” तक जो कि गाँव नौलथा (हदबस्त संख्या 38) की 
आयत संख्या 202 का उत्तर-पूर्वी कोना है, तत्पश्चात्‌ पूर्व की ओर गाँव नौलथा (हदबस्त संख्या 38) की आयत 
संख्या 203, 204, 205 और 206 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु ‘WH’ तक जो कि गाँव deen (हदबस्त 
संख्या 38) की आयत संख्या 206 का उत्तरी पूर्वी कोना और गाँव दिदवारी (हदबस्त संख्या 72) की पश्चिमी राजस्व 
सीमा का मिलन बिन्दु है, तत्पश्चात्‌ पूर्व की और गाँव दिदवारी (ecard संख्या 72) की राजस्व सीमा के साथ-साथ 
बिन्दु ‘OY तक जो कि हरतारी ड्रेन के उत्तरी किनारे का मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात्‌ दक्षिण की ओर हरतारी ड्रेन के 
उत्तरी किनारे के साथ-साथ बिन्दु एच” तक जो कि हरतारी ड्रेन के उत्तरी किनारे और गाँव बलाना-मण्डी की गाँव 
लिंक सडक का मिलन बिन्दु है, तत्पश्चात्‌ गाँव बलाना-मण्डी की गॉव लिंक सडक की पूर्वी दिशा के साथ-साथ 
बिन्दु आई” तक जो कि गाँव मण्डी (हदबस्त संख्या 82) की आयत संख्या 56 का दक्षिण-पूर्व कोना है। 


दक्षिण: बिन्दु आई” से आरम्भ करते हुए पश्चिम की ओर गाँव मण्डी (हदबस्त संख्या 82) की आयत संख्या 56, 55, 54, 53, 
52 और 5 तथा गाँव बांध (हदबस्त संख्या 870) की आयत संख्या 30, 34, 32, 33, 34, 35 और 36 की दक्षिणी सीमा 
के साथ-साथ बिन्दु ‘Ww तक जो कि इसराना डिस्ट्रीब्यूट्री के उत्तरी किनारे और गाँव बांध (हदबस्त संख्या 87) की 
आयत संख्या 36 की दक्षिणी सीमा का मिलन बिन्दु है, तत्पश्चात्‌ दक्षिण-पश्चिम की ओर इसराना डिस्ट्रीब्यूट्री के 
उत्तरी किनारे के साथ-साथ बिन्दु “के” तक जोकि गाँव कैथ (हदबस्त संख्या 94) की दक्षिणी और पश्चिमी राजस्व 
सीमा का मिलन बिन्दु है। 


पश्चिम: बिन्दु “के” से आरम्भ करते हुए उत्तर की ओर गाँव da (हदबस्त संख्या 94) की पश्चिमी राजस्व सीमा के 
साथ-साथ बिन्दु ‘Va तक जो कि गाँव कैथ की उत्तरी और पश्चिमी राजस्व सीमा का मिलन बिन्दु है, तत्पश्चात्‌ 
रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु एम” तक जो कि गाँव इसराना (हदबस्त संख्या 
66-67) की आयत संख्या ti0 की पश्चिमी दिशा का मिलन बिन्दु है, तत्पश्चात्‌ उत्तर की ओर गाँव इसराना 
(Seated संख्या 66-67) की आयत संख्या 440, 97, 74, 6t, 36 और 25 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' 
तक जो कि आरम्भ बिन्दु है। 


अरूण कुमार गुप्ता, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग। 
HARYANA GOVERNMENT 
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 
Notification 


The l6th August, 2024 


No. 26565.— Whereas, in the opinion of the Governor of Haryana, the area specified in the Schedule given 
below and shown in the plan appended thereto has the potential for building activities. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (0) of section 2 of the Haryana Development 
and Regulation of Urban Areas Act, 975 (8 of 975), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be 
an urban area for the purposes of said section, namely: - 


Schedule 


The Schedule of boundaries of Urban Area around Abadi Deh of village Israna, District Panipat shall be read 
with Drawing No. DTP(PN) 609/24, dated the 30th May, 2024. 


North: Starting from point “A” which is the North-West corner of rectangle no. 25 of village Israna (Hadbast 
No. 66-67), thence moving towards East along the Northern boundary of rectangle no. 25, 24, 23, 22,2] & 
20 of village Israna (Hadbast No. 66-67) upto point ‘B’ which is the meeting point of Southern side 
boundary of Rohtak-Panipat Railway Line and Northern boundary of rectangle no. 20 of village Israna 
(Hadbast No. 66-67 ), thence moving along the Southern side boundary of Rohtak-Panipat Railway Line up 
to point ‘C’ which is the North-West corner of rectangle no. 85 of village Naultha (Hadbast No. 38), thence 
moving towards East along the Northern boundary of rectangle no. 85, 84, 83 & 82 of village Naultha 
(Hadbast No. 38) up to point ‘D’ which is the North-East corner of rectangle no. 82 of village Naultha 
(Hadbast No. 38). 


East: Starting from point ‘D’ towards South along the Eastern boundary of rectangle no. 82, !0l, 2, 33, 47, 
68 & 83 of village Naultha (Hadbast No. 38) up to point ‘E’ which is the North-East corner of rectangle 


544 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG. 20, 2024 (SRVN. 29, 946 SAKA) [PART I 


No. 202 of village Naultha (Hadbast No. 38), thence moving towards East along the Northern boundary of 
rectangle no. 203, 204, 205 & 206 of village Naultha (Hadbast No. 38) up to point ‘F’ which is the meeting 
point of North-East corner of rectangle no. 206 of village Naultha (Hadbast No. 38) and revenue boundary 
of village Didwari (Hadbast No. 72), thence moving towards East along the revenue boundary of village 
Didwari (Hadbast No. 72) up to point ‘G’ which is the meeting point with Northern side of drain Hartari. 
Thence moving towards South along the Northern bank of Hartari Drain upto point ‘H’ which is the meeting 
point of Northern bank of Hartari Drain and village link road of village Balana-Mandi, thence along the 
Eastern side of village link road of village Balana-Mandi up to point ‘I’ which is the South-East corner of 
rectangle No. 56 of village Mandi (Hadbast No. 82). 


South: Starting from point ‘I’ towards West along the Southern boundary of rectangle no. 56, 55, 54, 53,52 & 5 of 


West: 


village Mandi (Hadbast No. 82) and rectangle no. 30, 3l, 32, 33, 34, 35 & 36 of village Bandh (Hadbast 
No. 87) up to point ‘J’ which is the meeting point of Northern side bank of Israna distributory and Southern 
boundary of rectangle No. 36 of village Bandh (Hadbast No. 87), thence moving towards South-West along 
the Northern side bank of Israna distributory up to point ‘K’ which is the meeting point of Southern and 
Western revenue boundary of village Kaith (Hadbast No. 9!) and District boundary of District Sonipat. 


Starting from point ‘K’ towards North along the Western revenue boundary of village Kaith (Hadbast 
No. 9I) and District boundary of District Sonipat up to point ‘L’ which is the meeting point of Northern 
revenue boundary and Western revenue boundary of village Kaith (Hadbast No. 9), thence moving along 
the Southern side of Rohtak-Panipat Railway Line upto point ‘M’ which is the meeting point with Western 
side of rectangle no. li0 of village Israna (Hadbast No.66-67), thence moving towards North along the 
Western boundary of rectangle No. l0, 97, 74, 6l, 36 & 25 of village Israna (Hadbast No. 66-67) up to 
point ‘A’ which is the point of starting. 


ARUN KUMAR GUPTA, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Town and Country Planning Department. 


PART I] HARYANA GOVT. GAZ., AUG. 20, 2024 (SRVN. 29, 946 SAKA) 55 


| =o aoe 


Ss a न बयां 

—_ po... ee 

ar 

= “अत | | 
a 235. | <i 7 sasaptlate | 


j sents ne Vomm ५०७ cusever »५५००७५०७ serves 


223—C.S.—H.G.P., Pkl. 


